निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 857 ) 


25 आश्विन 1936 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 17 अक्तूबर 2014 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 

विद्यापति मार्ग, पटना - 800001 


- - 


- - 


- 


- 


अधिसूचना 

22 अगस्त 2014 
सं0 696 — श्री पंच शिव मन्दिर न्यास, लोहियानगर, कंकड़बाग कॉलोनी, पटना पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक 
सार्वजनिक धार्मिक न्यास है , जिसकी निबंधन संख्या - 3236 है । इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना 
ज्ञापांक - 3148, दिनांक 10.09. 2002 द्वारा एक न्यास समिति का गठन किया गया था जिसमें 39 सदस्य थे । वर्ष 2006 में 
इसकी समीक्षा की गई और पर्षदीय ज्ञापांक - 2714, दिनांक 23 .09. 2006 द्वारा न्यास समिति के सदस्यों की संख्या ग्यारह 
तक सीमित रखते हुए इसकी कार्यावधि 05 वर्षो की निर्धारित की गई । पुनः पर्षदीय ज्ञापांक - 375, दिनांक 25.05.2009 
द्वारा समिति के सचिव श्री राजीव रंजन प्रसाद एवं अन्य चार सदस्यों यथा - श्री श्याम बिहारी शरण , श्री बृजेन्द्र प्रसाद , 
श्री अखिलेश सिंह एवं भोला प्रसाद यादव को अधिनियम की धारा 28 ( 2) ( ज ) ( iii) (v ) के तहत , आरोप सिद्ध होने के 
कारण , उनके पदों से अपसारित किया गया तथा रिक्त पदों पर समिति की शेष अवधि के लिए प्रो0 राम विनोद सिंह 
को सचिव, श्री मथुरा प्रसाद सिंह को सह - सचिव , श्री प्रभासचन्द्र झा को कोषाध्यक्ष तथा श्री जय कुमार सिंह को 
सदस्य नियुक्त किया गया । इस प्रकार उपर्युक्त न्यास समिति कार्यरत रही है । 

न्यास समिति के अध्यक्ष श्री उपेन्द्र नारायण विद्यार्थी ने अपने पत्रांक - 52, दिनांक 14.01. 2014 द्वारा पर्षद को 
सूचित किया है कि न्यास समिति के सह सचिव श्री मथुरा प्रसाद सिंह का वर्ष 2011 में निधन हो गया और समिति के 
एक अन्य सदस्य श्री दिनेश पासवान विगत पाँच वर्षों की अवधि में समिति के किसी भी बैठक में भाग नहीं लिए । 
अध्यक्ष ने अपने पत्रांक - 57 दिनांक 17.07.2014 में विगत वर्षों में न्यास समिति द्वारा किए गए महत्वपूर्ण विकासात्मक 
कार्यों का प्रतिवेदन भेजा है । प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि समिति द्वारा मन्दिर के विकास , श्रद्धालुओं 
की सुविधा, सुरक्षा - व्यवस्था , सौंदीकरण आदि अनेक सराहनीय कार्य किए गए है जिससे न्यास की आय में भी 
गुणात्मक वृद्धि हुई है । 

चूंकि न्यास समिति का कार्यकाल पूरा हो गया है, अतः न्यास हित में इसके सम्यक विकास के लिए एक 
विस्तृत योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन के लिए न्यास समिति का पुनर्गठन आवश्यक प्रतीत होता है । 

अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो 
धार्मिक न्यास की उपविधि सं0 - 43 (द ) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री पंच शिव मन्दिर न्यास , 


बिहार गजट ( असाधारण), 17 अक्तूबर 2014 
लोहियानगर, कंकड़बाग , पटना के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके 
कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए न्यास समिति को निम्नलिखित रूप में पुनर्गठित की जाती है । 

योजना 
अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम " श्री पंच शिव मन्दिर न्यास योजना " 
होगा और इसके कार्यान्वयन तथा संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम " श्री पंच शिव 
मन्दिर न्यास समिति " होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल – अचल सम्पत्तियों के संधारण , प्रबंधन एवं 
संचालन का अधिकार होगा । 
इस न्यास समिति में न्यास की समग्र सम्पत्तियों के संधारण (पोजेशन ), संरक्षण, प्रशासन एवं संचालन 
की शक्तियाँ निहित होगी । 
न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य इस मन्दिर की गरिमा एवं परम्परा को अक्षुण्ण रखने तथा पूजा - पाठ , 
राग - भोग, उत्सव समैया, साधु - अम्यागत की सेवा सुनिश्चित करना होगा । 
न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा 
और आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर व्यय किया जायेगा । बैंक खाते का संचालन अध्यक्ष , 
सचिव , एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा । 
न्यास की आय - व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखी जायेगी तथा आय -व्यय का सम्यक लेखा 
संधारण किया जायेगा । 
न्यास के लेखा का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा और अंकेक्षण प्रतिवेदन यथासमय पर्षद को 
उपलब्ध कराया जायेगा । 
मन्दिर परिसर में भेंट पात्र रखें जायेगे, जिसमें दान / चढ़ावा की राशि डाली जायेगी । विशेष चन्दा 
एवं उपहारों के लिए दाताओं को उचित पावती दी जायेगी और उन्हें सत्यापित पंजी में प्रविष्ट कर 
प्रदर्श के रूप में रखी जायेगी । 
मन्दिर परिसर में आयोजित होने वाले समस्त मांगलिक / धार्मिक आयोजनों यथा - विवाह, यज्ञोपवीत, 
मुंडन, वाहन पूजा आदि के लिए राशि निर्धारित कर सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी और 
इसके लिए उचित रसीद दी जायेगी तथा इनका समुचित लेखा संधारण किया जायेगा । 
मन्दिर परिसर में स्वच्छता, जलापूर्ति, प्रकाश (बिजली) एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
न्यास समिति विशेष रूप से तत्पर रहेगी । विशेष आयोजनों पर भक्तों के सुविधा का ख्याल रखा 
जायेगा । 
न्यास समिति मन्दिर में योग्य अर्चकों की नियुक्ति करेगी ताकि भगवान का पूजा - पाठ एवं राग - भोग 
विधिवत् सम्पन्न हो सके । 
अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठक बुलायेंगे । बैठक की अध्यक्षता 
अध्यक्ष करेगें और निर्णय बहुमत से होगा । 
न्यास समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन को मूर्त रूप देने के लिए सचिव 
उत्तरदायी होगे और कोषाध्यक्ष लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे । 
न्यास समिति जनहित मूलक कार्य के लिए प्रस्ताव पारित करेगी और पर्षद की स्वीकृति से इसे 
मूर्तरूप देगी । 
न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उपविधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते 
हुए न्यास की आय –व्यय विवरणी, बजट, अंकेक्षित प्रतिवेदन, पर्षद को देय शुल्क तथा बैठकों के 
कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी । 
न्यास समिति का कोई सदस्य न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभ उठाते पाये जायेगें अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो उनके 

सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी । 
16. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हुआ है और न्यास हित में आवश्यक हो तो उन विषयों 

पर समिति प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी । 
इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार 

पर्षद में निहित होगा । 
उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है : 
( 1 ) श्री उपेन्द्र नारायण विद्यार्थी 

– अध्यक्ष 
( 2) डा0 राम विनोद सिंह 

- सचिव 
( 3 ) श्री प्रभासचन्द्र झा 

- कोषाध्यक्ष 
( 4) श्री शिव कुमार शर्मा 

सदस्य 
(5 ) श्री शशिधर झा 

सदस्य 
( 6) श्री सुधीर कुमार 

सदस्य 
( 7) श्री अवधेश कुमार सिंह 

सदस्य 
(8 ) श्री जय कुमार सिंह 

सदस्य 


17 . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अक्तूबर 2014 


( 9) श्री मनीन्द्र कुमार 

- सदस्य 
पूर्व उपायुक्त, अवकारी विभाग 

बी / 80, पी0 सी0 कालोनी, कंकड़बाग , पटना 
( 10) श्री पारसनाथ सिन्हा 

- सदस्य 
रेन्टल फ्लैट 224, लोहियानगर, पटना 
( 11 ) श्री जितेन्द्र पासवान , 

– सदस्य 
51, एम0 आई0 जी0 कालोनी, कंकड़बाग, पटना - 4 
यह योजना दिनांक 25.08.2014 से प्रभावी होगा और इसका कार्यकाल 05 वर्षों का होगा । 

आदेश से , 
किशोर कुणाल , 

अध्यक्ष । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 857 - 571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


